Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 80-2024/Ext.] | CHANDIGARH, MONDAY, JUNE 3, 2024 (JYAISTHA |3, 946 SAKA) 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-440004 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-000. 


दिनांक : 04 जून, 2024 


4 ज्येष्ठ, 4946 (शक) 


अधिसूचना 
सं. 434 / हरि.-एचपी / 2024 (4)— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 7954 (4954 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (॥) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी पूर्ववर्ती समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 मई, 2024 में आंशिक संशोधन करते 
हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, हरियाणा राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2024 के दौरान उक्त तालिका के 
स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की इलेक्टॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपपत्रों 
(ईटीपीबीएस) और डाक मतपत्रों की स्कैंनिंग और गणना में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति 
से संबंधित तालिका में निम्नलिखित संशोधन करता है : 
(क) 03-सिरसा (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामने स्तंभ 3 में क्र. सं. 46 पर मौजूदा प्रविष्टियों अर्थात्‌ “श्री परमेश सिंह, 
एचसीएस, सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम), फतेहाबाद” के लिए “श्री रविन्दर कुमार दलाल, जिला विकास एवं पंचायत 
अधिकारी, फतेहाबाद” प्रतिस्थापित किया org | 


आदेश से, 


के0पी0 सिंह 
सचिव 
भारत निर्वाचन आयोग 


(48]) 


482 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 3, 2024 (JYST. 3, 946 SAKA) 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-440004 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-000. 


DATED: 0°June, 2024 
il JYAISTHA, 946 (SAKA) 
NOTIFICATION 
No. 434/HAR-HP/2024(])- In exercise of the powers conferred by Sub-Section () of Section 22 of the Representation 
of the People Act, 95! (43 of 95), and in partial modification of its earlier notification of even number dated 
25" May, 2024, the Election Commission of India hereby makes the following amendments in the table, relating to the 
appointment of Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the 


state of Haryana, as specified in Column (l) of the said table, in scanning and counting of ETPBs and Postal Ballots, 
during the General Election to the House of the People, 2024: 


(a) For the exiting entries in column (3) at Sl. No. l6 against 03-Sirsa (SC) Parliamentary Constituency i.e. 
“Shri Parmesh Singh, HCS, City Magistrate (CTM) Fatehabad” shall be replaced by “Sh. Ravinder Kumar Dalal, 
District Development & Panchayat Officer, Fatehabad”. 


By Order, 


K.P. SINGH 
SECRETARY 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


25—C.S.—H.G_P., Pkl. 


